Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 38-2020 / Ext.] CHANDIGARH , THURSDAY, MARCH 12 , 2020 ( PHALGUNA 22 , 1941 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 


आबकारी तथा कराधान विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 12 मार्च, 2020 
संख्या 11 / जी ० एस ०टी०-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) 
और धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , परिषद् की सिफारिशों पर , 
इसके द्वारा , हरियाणा सरकार , आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35 / एसटी -2, दिनांक 30 जून, 2017 में 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

संशोधन 
हरियाणा सरकार , आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35 / एसटी -2, दिनांक 30 जून, 2017 में , सारणी में , 

अनुसूची II 6 % में , (i) क्रम संख्या 242 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा; 
अनुसूची IV- 14% में , क्रम संख्या 228 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम संख्या और 
उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 
" 228. कोई भी अध्याय 

लॉटरी | 
यह अधिसूचना प्रथम मार्च, 2020 से लागू होगी । 


क . 


ख . 


2 . 


अनुराग रस्तोगी, 


प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
आबकारी तथा कराधान विभाग । 


( 427) 


428 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), MAR . 12 , 2020 ( PHGN 22 , 1941 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 


EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 


Notification 


The 12th March , 2020 


No. 11/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) of Section - 9 and Sub - section (5 ) of 
Section - 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the Governor of Haryana, on the 
recommendations of the Council , hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and 
Taxation Department, notification No. 35 /ST- 2 , dated the 30th June , 2017, namely: 

Amendment 
In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.35 /ST -2 , dated the 30th June , 
2017 , 
A. in Schedule II - 6 % , serial number 242 and entries thereagainst shall be omitted ; 

in Schedule IV - 14 % , for serial number 228 and entries thereagainst , the following serial number and 
entries thereagainst shall be substituted , namely : - 


B. 


“ 228 . 


Any chapter 


Lottery ” . 


2 . 


This notification shall come into force on the 1st day of March , 2020 . 


ANURAG RASTOGI, 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Excise and Taxation Department. 


8725 — C.S.H.G.P ., Pkl. 


